रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 17 , 2018 / चैत्र 27 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 17 , 2018 /CHAITRA 27 , 1940 


सं . 1476] 
No. 1476] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 


( कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 अप्रैल, 2018 


का . आ . 1630( अ). केंद्रीय सरकार , कीटनाशी अधिनियम, 1968 ( 1968 का 46 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और 
सहकारिता मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना 
सा . का . नि . सं. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 


उक्त अधिसूचना में , 


( 1) मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 

अर्थात् : 


“(xiv) डा. जितेन्द्र कुमार, निदेशक इंस्टीटयूट 
ऑफ पेस्टीसाइड फॉरमूल्येशन टैक्नोलोजी , 
सैक्टर 20, उद्योग विहार , गुरुग्राम - 122016 


(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए )"; 


2226 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3(ii)] 
( 2) मद (xix ) ( ख ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात्: 


R SHERPETHREATRANETHEATRIVARERE PANE 


( इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए )"; 


“(xix )( ख) डा. कमलेश सरकार, वैज्ञानिक जी . 
और निदेशक , नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
आक्यूपेशनल हैल्थ, मेघानी नगर , अहमदाबाद 
380016 


( 3) मद ( xxi ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 
अर्थात् : 


( इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए )"; 


“(xxi ) डा. सुनील पांडे, निदेशक, एनर्जी एंड 
रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दरबारी सेठ ब्लाक, इंडिया 
हैबीटेट सेंटर , लोधी रोड़ , नई दिल्ली - 
110003 


[ फा.सं . 19 -6/2008-पीपी- I (जिल्द. II)] 


डा . बी . राजेन्द्र , संयुक्त सचिव 


टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) सा. का .नि . संख्यांक 301, 

तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का. आ . संख्यांक 494 
( अ ) तारीख 29 जनवरी, 2018 द्वारा किया गया । 


य 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 


(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th April , 2018 


S . O . 1630 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act , 1968 (46 of 
1968 ), the Central Government hereby makes the following further amendments in the 
Government of India in the erstwhile Ministry of Food , Agriculture , Community Development and 
Cooperation, published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), number G .S .R . 
301, dated the 27th February, 1971 ,namely : 


In the said notification , 


(1 ) for item (xiv ) and the entries relating thereto , the following item and entries shall be substituted , namely : 


[ 411 II - U5 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
" (xiv ) Dr. Jitendra Kumar , Director, Institute of Pesticide (For a period of three years from the date 
Formulation Technology Sector- 20 , Udyog Vihar, of publication of this notification )”; 
Gurugram -122016 . 


(2 ) for item ( xix ) (b ) and the entries relating thereto , the following item and entries shall be substituted , 
namely : 


“ (xix ) (b ) Dr. Kamalesh Sarkar, Scientist G and Director , 
National Institute of Occupational Health , Meghani Nagar, 
Ahmedabad - 380016 . 


( For a period of three years from the date 
of publication of this notification )” . 


( 3) for item (xxi) and the entries relating thereto , the following item and entries shall be substituted , namely : 


“ (xxi) Dr. Suneel Pandey, Director, The Energy and 
Resources Institute , Darbari Seth Block , India Habitat 
Centre, Lodhi Road , New Delhi- 110003 . 


(For a period of three years from the date 
of publication of this notification )” . 


[F .No . 19 -6 /2008 -PP -I ( vol. II)] 


Dr. B . RAJENDER , Jt. Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 

section (i) vide number G . S. R . 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S .O . 
494 ( E ), dated the 29th January , 2018 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .04 . 18 18 :43:38 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


